बेनी खरगोश 
के तीन कोट 


सारा एशरोनो 
चित्र: एलिजाबेथ 


६ ३॥ 


ऊ कर /हूँ 


| 
४ सं हर . रु के 
दो के कक छ- कक 
# ।८ न 
हट # ६ ७ * कण 
हे * ल्‍ ध् तक 
रा हल. प्र हे ष् जे 
२ "नी 9 44 रे 
/ $ ' #" है रु 
रे ४ ८४९ हि 
हु है ४ न्ल््ट 
१ ५, ना $, न 3७ 
दा *+ ऑॉ), 4 ५ 2 
रह लक ता * के 
रे न हु है ब्लड 
9 & श ॥ नि 
| दे. डक "७" ला 
हा > है हर # थ; े ड् 
हि च रे ४7 ः ०4 
ल्‍_ के ४. ् ँ हे 
के ऐ व | | 
हे ॥। हु 
” के भर पि दर [, 
रा ० ' * ः 


बेनी खरगोश 
के तीन कोट 


सारा एशरोनो 
चित्र: एलिजाबेथ 


रु 2 


अआर्शी ५६५ २) 


बेनी एक छोटा खरगोश था. 


कछ खरगोश फार्म पर रहते हैं. 


/ | है; 
॥ ४2 2 422 
&: 


९९८ 


। (2१:८८ 
# #2 
30022 8 65॥/: 
26०९८ 


& ० टोल 
2720१ 
हज ५ 


फ्रैंकस की पालतू जानवरों की दुकान 


| खिओंओऋओ. 


| 


|; छ को 6 6 
* 2 शी: 
। लक 
हक 
क्र # 


॥| 


|, ४ ' 0 ६ 


[/7 ॥ * न 
| $9$ 59 
। || 
 ै । | 
है| | 
के | 
| 
॥ | 
ण्य.्फपफ५तनाा 
नम १0 


! | 


। ॥॥॥/ | 
ः 


॥ 
॥॥| 


वि 


कुछ खरगोश पालतू जानवरों की दुकानों में रहते हैं. 


कुछ खरगोश घर में किसी लड़के 
या लड़की के साथ रहते हैं. 


€> ७ 
४+नजफबकं. 
| 


>> ४; हर 


2-5 नमक है 


(#//.॥, 


लेकिन बेनी खरगोश किसी फार्म पर 
नहीं रहता था. बेनी खरगोश एक स्नोशू खरगोश था. 


वो पालतू जानवरों की दुकान या और वो बेहद ठंडे नॉर्थलैंड में रहता था. 
किसी के घर में भी नहीं रहता था. 


किसी सनोशू खरगोश के 
पैर उसी तरह के होते हैं: 


एक स्नोशू (स्नो का जूता) इस तरह दिखता है: 


| ५; 
१ 


९१9 


"शै 
| 


सनोशू पहनकर कोई आदमी गहरी इसलिए स्नोशू खरगोश ऐसा दिखता है 
बर्फ पर आसानी से चल सकता है जैसे वो अपने पैरों में बड़े-बड़े जूते पहने हो. 


गहरी बर्फ पर तेजी से दौड़ सकते हैं. 


गर्मियों में नॉर्थलैंड की जमीन 
भूरी दिखती थी. 
बेनी खरगोश की खालत्र भी भूरी थी. 


जमीन जैसी ही भूरी. 


पर अब नॉर्थलैंड में गर्मी का मौसम था 


और इसलिए बेनी खरगोश की खाल का 


रंग गर्मियों में भूरा था. 


उसे बूढ़े उल्लू से बचना पड़ता था. 


८, 
ऐप 
के अललालललत॒ाात ्झ्स्श्््< 
या हँउ 7 #०“३क- छू 7 
् व्थ्य्ड्जू 3 
20 रओं 


का 0॥। 
(/ 


बेनी खरगोश छोटा था, और उसे 
दौड़ना और खेलना पसंद था. 


लेकिन उसे हर समय अपने दुश्मनों 
से सतर्क रहना पड़ता था. 


| ॥॥॥ | ॥ ) 
॥| ॥ | /प 


उसे लोमड़ी से बचना पड़ता था. 


और उसे बड़े भालू से दूर रहना पड़ता था. 


क्योंकि वे सभी एक मोटे स्नोशू खरगोश 


को पकड़ना चाहते थे. 


६५ हर + 0 
्रै 


वैसे बेनी खरगोश डरता नहीं था. 
क्योंकि वो काफी तेज दौड़ सकता था. भूरी झाड़ी में भूरे खरगोश को कोई 


देख नहीं सकता था 
वो किसी छोटी भूरी झाड़ी में जाकर छिप 53300 
सकता था. भूरी झाड़ी में खरगोश सुरक्षित था. 


बेनी खरगोश दोौड़ा. 


वो बहुत तेज़ भागा! 


एक दिन, बड़े भात्रू ने 
डर, बेनी खरगोश को खेलते हुए देखा. 
बड़े भालू ने पुकारा, 


"अब मैं तुम्हें पकड़ लूँगा!" 


फिर वो एक छोटी भूरी झाड़ी में जाकर 
छिप गया. 


बड़े भाल्रू ने चारों ओर देखा. 
"वो खरगोश कहाँ है?" बड़े भालू ने कहा. 


मैंने अभी-अभी उसे यहाँ देखा था!" 


बड़े भात्रू को भूरी झाड़ी में 
छोटा भूरा खरगोश दिखाई ही नहीं दिया. 
"किसी दिन मैं उसे ज़रूर पकड़ँगा!" बड़े भालू ने कहा. 


और फिर वो चला गया. 


"मेरे पास एक अच्छा कोट है!" बेनी खरगोश ने सोचा, 
वो डरता नहीं था. 

लेकिन एक दिन उसकी माँ ने कहा, 

जल्द ही गर्मी खत्म हो जाएगी, बेनी खरगोश, 

और फिर तुम्हें एक नया कोट मिलेगा!" 

बेचारा बेनी खरगोश. 

एक नया कोट! 

मैं उस नए कोट का क्या करूँगा?" उसने सोचा. 


"फिर मैं उल्लू, लोमड़ी और भालू से कैसे छिपूंगा?" 


है 2220 


जल्द ही नॉर्थलैंड में ठंड पड़ने लगी. इधर-उधर बर्फ गिरने लगी. 


ठंड बढ़ती गई. 


|| है 
स्‍/ 
+ 


॥ 


(र 


एक दिन खरगोश माँ ने कहा, 


मैं तुम्हारे नए कोट को बढ़ते हुए देख सकती हूँ. 
अब मुझे तुम्हारी खाल में कुछ सफेद बाल भी 
दिखाई दे रहे हैं 


बेचारा बेनी खरगोश. 
"अब मैं क्‍या करूँगा?" उसने सोचा. 


"अब मैं अपने दुश्मनों से कैसे बचूंगा?" 


बेनी खरगोश ने उल्लू के बारे में सोचा. 
उसने लोमड़ी और बड़े भात्रू के बारे में भी सोचा. 
पर वो खेलने के लिए बाहर नहीं गया. 


224 5, //४7. | 
08 
का ९! | */ ४ ८222 / 


५ 


है जे 
पे ९ | 2 
3]! £.4५७ 


जल्द ही खरगोश माँ ने कहा, 
"मुझे तुम्हारे कोट में और ज़्यादा सफेद बाल दिख रहे हैं. 
अब तुम्हारा नया कोट भूरा और सफेद है. 


और वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है 


लेकिन एक दिन उसे बाहर जाना पड़ा. 


वो अपनी माँ के साथ भोजन की तलाश 
करने बाहर गया. 


घर के रास्ते में उन्हें लोमड़ी दिखी. 
"दौड़ो!" माँ खरगोश चिल्लाई. 


बेनी खरगोश और उसकी माँ दौड़े. 

वे बहुत तेज़ भागे! 

फिर वे एक छोटी झाड़ी में छिप गए. 
"एकदम शांत रहो!" खरगोश माँ ने कहा, 
"फिर लोमड़ी हमें ढूंढ नहीं पाएगी!" 

"वो हमें खोज लेगी!" बेनी खरगोश ने कहा. 
"मेरा कोट अब भूरा और सफेद है. 


इसलिए लोमड़ी मुझे देख लेगी!" 


"अपने चारों ओर देखो, बेनी खरगोश," 

उसकी माँ ने कहा. 

बेनी खरगोश ने चारों ओर देखा. 

उसने जो देखा उसे देखकर वो बहुत हैरान हुआ. 
नॉर्थलैंड भी भूरा और सफ़ेद था! 

इधर-उधर, उसने भूरी झाड़ियों को देखा. 


इधर-उधर, उसने सफेद बर्फ देखी. 


वो फिर से खेलने के लिए बाहर भागा- 
और फिर वो पूरे दिन बाहर ही रहा. 


"अब कोई मुझे पकड़ नहीं सकता!" बेनी खरगोश ने सोचा. 
बेनी खरगोश अब बहुत खुश था. 

न "अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है!" 
नॉर्थलैंड भी भूरा और सफेद था, 


बिल्कुल वैसा ही जैसा उसका नया कोट था. 


एक दिन, बड़ा भात्रू उसके पीछे दौड़ा. 
लेकिन छोटा खरगोश एक झाड़ी में जाकर छिप गया. 
"वो खरगोश कहाँ गया?" बड़े भात्रू ने कहा. 


मैंने उसे अभी-अभी यहाँ देखा था!" 


लेकिन भालू को भूरी और सफेद झाड़ी में 
वो भूरा और सफेद खरगोश दिखाई ही नहीं दिया. 


।' 
2८८८ 


4 


फिर बड़ा भालू चला गया. 


"मेरी खाल यानि कोट बहुत अच्छा है!" बेनी खरगोश 
ने सोचा, 


और अब उसे डर नहीं लग रहा था. 


(7 22% ८ ४3 
> >>. ््ः 
सर 
>>) 
5 (| -५२५७५०७५१*) 
4 ४८ श्र डर 4 


नॉर्थलैंड में अब बहुत ज़बरदस्त ठंड थी. 


जल्द ही सर्दी का मौसम आ जायेगा," 
एक दिन खरगोश माँ ने कहा. 


"बेनी खरगोश, तुम्हारा नया कोट बढ़ रहा है. 
और बिल्कुल समय पर!" 


एक नया कोट! 


"धत्तेरे की!" बेनी खरगोश ने सोचा. 
"मुझे नया कोट नहीं चाहिए. 
मेरे पास जो है वही ठीक है 


और छोटा खरगोश बेचारा फिर से डर गया. 


>जेट 


22222 न छा लय हट व्््नन्ननन2 


जट ै ब्रि- 3३) 

रा! 

| | रे 

हे कि ५९ 
2 


उसके बाद बेनी खरगोश बाहर नहीं गया. 
वो हर दिन अंदर घर में ही रहा. 
"मेरे साथ बाहर आओ,“ माँ खरगोश ने उससे कहा. 


"आज नहीं," बेनी खरगोश ने बहाना बनाया. 


अंत में उसकी माँ ने कहा, 
"क्या बात है बेनी खरगोश? क्‍या बात है?" 

फिर बेनी खरगोश ने कहा, "मुझे डर लगता है 
| मैं अपने नए कोट से डरता हूँ 


जल्द ही खरगोश माँ ने फिर कहा, 


"चलो, मेरे साथ बाहर आओ." 
पर बेनी खरगोश ने फिर वही कहा, 


"आज नहीं." 


"तुम्हारा नया कोट सफेद और सुंदर भी है. 
उसकी माँ ने कहा. 


"एक सफेद कोट!" बेनी खरगोश रोने लगा. 


"डरो मत, बेनी खरगोश," उसकी माँ ने कहा. 


कक 


मु जी ८2/ |) ३] 


"बेनी खरगोश," उसकी माँ ने कहा. 
"मुझे देखो. ज़रा मेरा नया कोट देखो." 


बेनी खरगोश ने देखा कि अब 


उसकी माँ का कोट बिलकुल सफ़ेद था. 


"तुम्हारे पास एक अच्छा कोट है. 
और ज़रा अपने पैरों को देखो!" 
बेनी खरगोश अपने पैरों को 
देखकर हैरान रह गया. 

उसके बड़े-बड़े स्नोशू पैर थे. 
"देखो!" उसकी माँ ने कहा. 
"तुम अब तैयार हो 

"तैयार?" बेनी खरगोश ने कहा. 
"किसके लिए तैयार?" 


"आओ और बाहर आकर देखो," उसकी माँ ने कहा. 


फिर बेनी खरगोश ने बाहर जाकर देखा न्श्ट (+: ०. कट 22: मर लक ः च्ह 
और वो चिल्लाया, "ओह!" 53 42 &) ऋषि (9 
"कितने आश्चर्य की बात है! ढ़ 


"देखो!" उसकी माँ ने कहा. 
दुनिया बर्फ से सफेद थी. #नी 


"अब तुम्हारे पास स्‍्नोशा पैर हैं 
और एक बर्फ जैसा सफेद कोट है. 
अब तुम नॉर्थलरैंड की ठंड के लिए तैयार हो." 


बाहर सब कुछ सफेद है, 


मेरे नए कोट जैसे ही." 


"चलो अब बाहर चलें!" 
बेनी खरगोश चिल्लाया. 
"चलो बाहर चलें!" 

और फिर वो भाग गया 
बर्फ की सफेद दुनिया में. 


समाष्त 


